रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


AIX = राज्जपन्र 


Che Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092024-257183 
CG-DL-E-14092024-257183 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 3599] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946 
No. 3599] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 13 सितम्बर, 2024 

का.आ. 3934(अ).--केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 11 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग Il, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित भारत 
सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3659(अ), तारीख 10 अक्टूबर, 
2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्‌:- 

उक्त अधिसूचना में,-- 
(क) पैराग्राफ़ (3) के अधीन, सारणी में,-- 

() क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थात:- 


“4, आंध्र प्रदेश डा. के. बाब्जी ; 


5904 GI/2024 (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


(1) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थातः- 


4. 


बिहार 


प्रो. शरद कुमार यादव”; 


(iii) क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थात:- 


8. | 


हरियाणा 


डा. अनिता सक्सेना”; 


(iv) क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थात:- 


“16. 


मणिपुर 


प्रो. एन. लोकेन्द्र सिंह”; 


(५) क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थातः- 


“18. 


मिजोरम 


डा. दिवाकर चंद्र डेका”; 


(vi) क्रम संख्यांक 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थात:- 


“21. 


पंजाब 


डा. राजीव सूद”; 


(vii) क्रम संख्यांक 23 और 24 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक और 
प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:- 


४23. 


सिक्किम 


डा. डी. सी. अग्रवाल 


24. 


तमिलनाडु 


डा. के. नारायणस्वामी”; 


(viii) क्रम संख्यांक 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थातः- 


“26. 


त्रिपुरा 


श्री गंगा प्रसाद प्रसाइन”; 


(ख) पैराग्राफ़ (5) के अधीन, सारणी में,-- 


(i) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थात:- 


wee 


अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद डा. जेगो ATS”; | 


(1) क्रम संख्यांक 9 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थात:- 


“9ख. 


झारखंड चिकित्सा परिषद 


डा. प्रदीप कुमार सिंह”; 


[भाग [avs 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iii) क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थात:- 


“10. 


कर्नाटक चिकित्सा परिषद 


डा. शर्णाबासप्पा एस. कारभारी”; 


(iv) क्रम संख्यांक 12, 13, 14, 14क, 15, 16, 16क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: 
निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:- 


“12. | महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद डा. विंकी मोहनलाल रुघवाणी 
13. | मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद डा. राजेन्द्र कुमार 

14. | मणिपुर चिकित्सा परिषद डा. सिंपसन सारिओ 

14क. | मेघालय चिकित्सा परिषद डा. वांबुद्यी सुतंगा 

15. | मिजोरम राज्य चिकित्सा परिष्द डा. रोसंग्लूआइया 

16. | नागालैंड चिकित्सा परिषद डा. जार्ज थिरा 

16क. | ओडिशा चिकित्सा परिषद डा. प्रसेन्जित मोहंती”; 


(५) क्रम संख्यांक 19, 20, 21, 21क और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम 
संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:- 


“19. | सिक्षिम चिकित्सा परिषद डा. आंग ChAT लेहरा 
20. | तमिलनाडु चिकित्सा परिषाद डा. एस. शिवराम कन्नम 
21. | तेलंगाना राज्य चिकित्सा परिषद डा. के. महेश कुमार 
21क. । त्रिपुरा चिकित्सा परिषद डा. कनक चौधरी 

22. | उत्तराखंड चिकित्सा परिषद डा. अरविद कुमार शर्मा”; 


(vi) क्रम संख्यांक 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी 
जाएगी, अर्थात:- 


“24. | पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद डा. सुदीप्त कुमार रे”. 


[फा. सं. यू.12012/18/2024-एम ई-] 
पुष्पेंद्र राजपूत, संयुक्त सचिव 


टिप्पण-मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का. AT. संख्यांक 3659 (अ) तारीख 10 अक्टूबर, 2019 द्वारा 


की गई थी। 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
(Department of Health and Family Welfare) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th September, 2024 


S.O. 3934(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Medical Commission Act, 
2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number 8.0. 3659(E), dated the 10th October, 
2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 3, Sub-section (ii), namely:— 


In the said notification,— 


(A) under paragraph (3), in the Table,— 


(i) for serial number | and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be substituted, namely:— 
10 है Andhra Pradesh Dr. K. Babji” ; 
(ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be substituted, namely:— 
“A, Bihar Prof. Sharad Kumar Yadav”; 
(iii) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 


be substituted, namely:— 


“8, Haryana Dr. Anita Saxena”; 


(iv) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be substituted, namely:— 


“16. Manipur Prof. N. Lokendra Singh”; 


(v) for serial number 18 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be substituted, namely:— 


“18. Mizoram Dr. Dibakar Chandra Deka”; 


(vi) for serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be substituted, namely:— 


“21. Punjab Dr. Rajiv Sood”; 


(vii) for serial numbers 23 and 24 and the entries relating thereto, the following serial numbers and 
entries shall, respectively, be substituted, namely: — 


“23. Sikkim Dr. D. C. Agrawal 


24. Tamil Nadu Dr. K. Narayansamy”; 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


(viii) गि serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be substituted, namely:— 


“26. Tripura Sh. Ganga Prasad Prasain”; 


(B) under paragraph (5), in the Table,— 


(i) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be substituted, namely:— 
2: Arunachal Pradesh Medical Council Dr. Jego Ori”; 
(ii) for serial number 9B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be substituted, namely:— 
| “9B. | Jharkhand Medical Council Dr. Pradeep Kumar Singh”; 
(iii) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 


be substituted, namely:— 


“10. Karnataka Medical Council Dr. Sharanabasappa S Karbhari’”; 
(iv) for serial numbers 12,13, 14, 15, 16 and 16A and the entries relating thereto, the following serial 
numbers and entries shall, respectively, be substituted, namely:— 
“12. Maharashtra Medical Council Dr. Vinki Mohanlal Rughwani 
13. Madhya Pradesh Medical Council Dr. Rajender Kumar 
14. Manipur Medical Council Dr. Simpson Sareo 
14A. Meghalaya Medical Council Dr. Wanbudmi Sutnga 
15. Mizoram State Medical Council Dr. Rosangluaia 
16. Nagaland Medical Council Dr. George Thira 
16A. Odisha Medical Council Dr. Prasenjit Mohanty”; 
(५) for serial numbers 19, 20, 21, 21A and 22 and the entries relating thereto, the following serial 
numbers and entries shall, respectively, be substituted, namely:— 
“19, Sikkim Medical Council Dr. Ong Tshering Lehra 
20. Tamil Nadu Medical Council Dr. S Sivaram Kannam 
21. Telangana State Medical Council Dr. K Mahesh Kumar 
21A. | Tripura Medical Council Dr. Kanak Choudhury 
22. Uttarakhand Medical Council Dr. Arvind Kumar Sharma”; 
(vi) for serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 


be substituted, namely:— 


“24. West Bengal Medical Council Dr. Sudipta kumar Ray”. 


[F. No. U.12012/18/2024-ME-I] 
PUSHPENDRA RAJPUT, Jt. Secy. 


Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 3659(E), 
dated the 10th October, 2019 and subsequently amended vide notification numbers S.O. ................ dated 
(हें 5३०४३ ४०७ज SOs 2502 , dated the ................- and S.O. ........ , dated the .............. ; 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. sagvesxuma 


SRIVASTAVA 


